. 


:. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 अग्रहायण , 1939 ( श० ) 


संख्या- 910 राँची, शुक्रवार , 


24 नवम्बर , 2017 ( ई० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


संकल्प 
19 मई , 2017 


विषय:- वित्तीय वर्ष 2016 - 17 में बी. पी.एल. परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत 

घरेलू गैस (एल . पी . जी .) संयोग मुफ्त उपलब्ध कराने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा गैस 
स्टोव एवं प्रथम रिफिल के मूल्य वहन करने हेतु स्वीकृत संकल्प संख्या 3262, दिनांक 
18 अगस्त, 2016 के अन्तर्गत गैस स्टोव मूल्य एवं प्रथम रिफिल मूल्य में परिवर्तनशीलता 
के कारण राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे पूर्व के अनुदान 1, 590 /- रूपये प्रति संयोजन में 
आवश्यक संशोधन के संबंध में । 


संख्या- खा . प्र. 01/एल . पी . जी ./ 21-01/ 2016 - 2140 , -- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों 
की गृहणियों के स्वास्थ्य एवं वातावरण में प्रदूषण कम करने के लिए राज्य सरकार “प्रधानमंत्री 
उज्जवला योजना ” को राज्य में लागू करने हेतु पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। उक्त परिपेक्ष्य में संबंधित 
योजना के लिए स्वीकृत संकल्प संख्या 3262 , दिनांक 18 अगस्त , 2016 निर्गत किया गया था । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 24 नवम्बर, 2017 


2. संकल्प संख्या 3262 , दिनांक 18 अगस्त , 2016 की कंडिका -5 एवं 7 में वित्तीय वर्ष 
2016-17 में बी . पी . एल . परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत घरेलू गैस ( एल. पी . जी .) 
संयोग मुफ्त उपलब्ध कराने हेतु गैस स्टोव एवं प्रथम रिफिल का मूल्य राज्य सरकार द्वारा वहन 
किया जाता है । जिसके तहत संकल्पानुसार कुल राशि रूपये 1590/- रूपये प्रति संयोजन ऑयल 
कम्पनियों को उपलब्ध कराया जाना है । 

3. भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह हेतु गैस रिफिल का नया मूल्य निर्धारित किया 
जाता है, परिणामस्वरूप गैस के मूल्य में स्थिरता नहीं रहती है । यह पाया गया है कि पिछले कई 
महिनों से गैस के मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई है एवं वर्तमान संकल्प की कंडिका- 5 एवं 7 के आलोक 
में प्रति नया संयोजन 1590/- रूपये का भुगतान ऑयल कम्पनी को किया जाय तो बढ़ी हुई अंतर 
राशि का वहन लाभुकों को करना पड़ सकता है । उक्त परिस्थिति में लाभुकों को मुफ्त में नया 
संयोजन नहीं मिल पायेगा | 

___ 4. अतएव विभागीय संकल्प संख्या 3262, दिनांक 10 अगस्त , 2016 की कंडिका -5 एवं 7 
में वर्णित गैस स्टोव का मूल्य एवं प्रथम रिफिल का मूल्य 1590/ - रूपये की जगह भारत सरकार 
द्वारा निर्धारित मूल्य के आलोक में तेल कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत विपत्र में वर्णित राशि किये जाने 
की स्वीकृति प्राप्त है । 

5. गैस स्टोव का मूल्य एवं प्रथम रिफिल का मूल्य 1590/- रूपये से अधिक की राशि का 
विपत्र जो गैस कम्पनी द्वारा पूर्व से उपलब्ध करायी गई है, उसका सांमजस्य की स्वीकृति प्राप्त है । 

6. उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 15 मई, 2017 की बैठक की मद संख्या 
29 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


हिमानी पाण्डे, 
सरकार के सचिव । 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 910 - 100 


